Haryana Gouernment Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. |6-2023/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, JUNE 28, 2023 (ASADHA 7, 945 SAKA) 


हरियाणा सरकार 
परिवहन विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 28 जून, 2023 


संख्या 22/70 // 2022-3टी().-- हरियाणा मोटर यान कराधान अधिनियम, 2046 (2046 का 24) की धारा 46 की 
उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य में रजिस्ट्रीकृत 
मोटर यान के स्वामी को मोटर यान कर के कुल बकाया से पांच हजार रूपए की राशि की छूट इस शर्त के अध्यधीन देते है 
कि मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2024 के नियम 6 के अधीन रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग 
सुविधा के लिए यान का स्वैच्छिक प्रस्ताव देंगे और रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि 
को छूट देने के बाद बकाया मोटर यान कर की शेष राशि मोटर यान के स्वामी द्वारा मोटर यान के स्क्रैपिंग प्रक्रिया शुरू होने 
से पूर्व चुकाई जाएगी। 


यह एकमुश्त छूट, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी। 


नवदीप सिंह faa, 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 
परिवहन विभाग | 


(662) 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JUNE 28, 2023 (ASAR. 7, 945 SAKA) 663 


HARYANA GOVERNMENT 
TRANSPORT DEPARTMENT 
Notification 
The 28th June, 2023 


No. 22/70/2022-3T(I).— In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section l6 of the 
Haryana Motor Vehicles Taxation Act, 20I6 (24 of 206), the Governor of Haryana, hereby exempts an amount of 
5000/- rupees from the total arrears of the Motor Vehicle Tax to the owner of the vehicle registered in the State of 
Haryana subject to the condition that there shall be voluntary offer of a vehicle to the Registered Vehicle Scrapping 
Facility registered under rule 6 of the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) 
Rules, 202] and the balance amount of the Motor Vehicle tax after exemption due on the date of the submission of 
application to the Registered Vehicle Scrapping Facility shall be cleared by the motor vehicle owner before initiation 
of process of scrapping of the vehicle. 


This one time exemption shall be effective upto one year from the date of the publication of this notification in 
the Official Gazette. 


NAVDEEP SINGH VIRK, 
Principal Secretary to Government Haryana, 
Transport Department. 


0445—C.S.—H.G.P., Pkl. 


